रजिस्ट्री सं०डी० एल०- 33004/99 


REGD. NO . D . L .-33004/ 99 


सम्पपेषजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


EXTRAORDINARY 


SIRLA? LISA 


भाग II - खण्ड 3 - - उप- खण्ड ( ii ) 
PART IJ -- Section 3 – Sub-section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 685 ] 
No. 685 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 17 , 1999 / कार्तिक 26 , 1921 
NEW DELHI , WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 1999 / KARTIKA 26, 1921 


- 


- 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
मुम्बई , 17 नवम्बर , 1999 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
( निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता )( दूसरा संशोधन ) विनियम, 1999 


का. आ. 1120 ( अ ). - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 (1992 का 15 ) की धारा 30 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन 
रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम , 1993 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नानुसार निम्नलिखित विनियम बनाता है : 
1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर 

अंतरण अभिकर्ता) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 1999 कहा जा सकेगा । 
(ii ) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. विनियम 7 में , उप - विनियम (2)में , खण्ड (ख) में, परंतुक परिवर्धित किया जायेगा , अर्थात्: 

" परंतु यह कि पूँजी पर्याप्तता अपेक्षा विनियम 2 के खण्ड ( छ) के उप - खण्ड (i) में निर्दिष्ट 
क्रियाकलाप करने वाले निगमित निकाय के विभाग या प्रभाग के लिए लागू नहीं होगी । " 


[ फा . सं. भाप्रविबो/विधि/ 21137199 ] 

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष 


33750 / 99 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 — Sec. 3 (11)] 


पाद टिप्पण : 
1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता ) 
विनियम , 1993 मूल विनियम , सं से एल ई/5/93, 31 मई, 1993 को भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित हुआ था । 


2. यह तत्पश्चात् - 


( क) 28 नवम्बर , 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( फीस का संदान ) ( संशोधन ) 

विनियम , 1955, का . आ. सं.939( अ), द्वारा 


( ख ) 17 सितम्बर , 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निगम रजिस्ट्रार और 

शेयर अंतरण अभिकर्ता) ( संशोधन ) विनियम , 1997 जो भारत के राजपत्र, का . आ . सं . 
660( अ), में प्रकाशित हुआ था द्वारा 


( ग ) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोई (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर 

अंतरण अभिकर्ता) ( संशोधन ) विनियम , 1998, का . आ . सं .14 ), द्वारा 


( घ ) 30 सितम्बर , 1979 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( मजिस्ट्रार और शेयर 

अंतरण अभिकरका ) ( संशोधन ) विनियम , 1999 , का . अ . सं. 796 ( 2 ), रा 
संशोधित हुआ था । 


SEC1: & ITTES AND EXCHANGE BOARD OF INTA 

NOTIFICATION 

Namibai, the 17th November, 1999 
Securities and Exchange Board of India (Kegistrars to an Issue and Share 

Second Amendment ) Regulations, 1999 


he s A220 ) 


5 .0 . 112018 ).- --In exercise of powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 30 01 
the Securities and exchang: ! of India Act, 1992 115 of 1992), the Securities and 
Exchange Board of india hereby makes the following regulations to furthem et thu 
Securities and Exchange Evartof India (Registrar 10 an issive and Share dansfer 
Agents ) Regulations . 1993 , as follows: 


. 


1. (i) These regulations nuay be called the Securities aru Exchange Board of India 

(Registrar 10 as Sule and Share Transfer Agcits ) (Second Amendment) 
Regulations, 1999. 
( ii ) Tiey shall C0111 ito force on the date of their publication in the Official 


TAP 


- Uudenmaan LALLE UI 


OLI 


[ 417 27.-- Top Pres ?(11 ] _ 

* ** BY : 7:1 : 3 
2 forngule. - in sub -regulation (2 ., in cia ... .. % sali be addui, 

namely : 
" Provided that the capital adequacy requira en hul kot bi s licable for a 
departner ar division of a body corporate pe forno a : 1vitjes seferred to in suid 
clause ( ) Aalise id )adulat : 43 ?." 


? Mo SEFILE /21137/ 991 
DR. MEHT 1, Chairnian 


For N4 : : 


i Security in Exchange Board of lod ? ? Regus 3 ; Issue and Share Transfer 

A ., . < ulations. 1993 the principal regulesi son , w : publised in the Gazette 
c . . . in May 31 , 1993 vide No. : EBI/1.8 /5 /433 


? . 111 ???: Sunseguently annended - 


( a ) va Noveraler 28 , 1995 hy the Securiilos ani Exchange Board of India 

{ sunt of Fres ) ( Amendment)Regulatiu . ! 9957de S .O . No. 939 (E ). 
(b ) on September 17, 1997 by the Securities . . d Ixchange Board of India 

(Registrars to an issue and Share Transfer gent) ( Amendment) Regulations, 

1997 which was published in the Gazette o ! India vide S .O . No. 660 (E ). 
(can January 5 1998 isy the Securities and Exchange Board of India (Registrars 

to an issue and Share Transfer Agents ) (,imezidizient) Regulations , 1998 vide 

5 . 0 . No . 14 ( E ) . 
(ū ) i September 30, 1999 by the Securities ani Exchange Board of India 

Registrars 10 an Issue and Share Transfer Ageuits ) ( Amendment) Regulations, 
1999 vide S. O . No .796 (E ). 


- . . 


. 


- - 


- - - 


Punted by the Manager, Govt. of India Prost, Ring Road , Mayepuri, Now Dolbi- 110064 

und Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 . 


